रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .-33004/97 


-- 


Ph 


MUull 


सम्पमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- 


- . 


भाग II - खण्ड - 3 उप- खण्ड (i ) 
PART II --- Section - 3Sub -section (ii ) 


* . 


. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


सं0 355 ] 

नई दिल्ली, सोमवार , जून 23 , 1997/ आषाय 2, 1919 
No. 355 ] 

NEW DELHI, MONDAY , JUNE 23, 1997/ ASADHA 2, 1919 

उद्योग मंत्रालय 
( लभु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग ) 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 जून, 1997 
का . आ . 450 ( अ ) . - कयर उधोग नियम , 1954 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय 
सरकार , कयर उद्योग अधिनियम, 1953 ( 1953 का 45 ) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 
26 की उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और 
यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् 
विचार किया जाएगा । 

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । 

आक्षेप या सुझाव , यदि कोई हों , सचिव, भारत सरकार, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग , उधोग भवन, नई दिल्ली - 110001 को 
भेजे जा सकते हैं । 

प्रारूप नियम 
1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग ( संशोधन ) नियम , 1997 है । 
2. कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 23 के उपनियम ( 2 ) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--- 

" परन्तु बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वमंजूरी के बिना , अधिकारियों या कर्मचारियों का कोई ऐसा पद सृजित नहीं करेगा : 

परन्तु यह और कि ऐसा कोई पद जिसका अधिकतम वेतनमान 4500 रु. प्रतिमास से अधिक है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना 
नहीं भरा जाएगा । " 

[ सं 2( 11 )/95 - कयर ] 

ब्रह्म दत्त , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. नि. आ . 2226 दिनांक 6 - 7 - 54 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना 

सं . 1898 दिनांक 2 -7 -63 द्वारा संशोधित किए गए । 
1552 91/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Small Scalc Industrics and Agro and Kural Industries ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th June, 1997 


S . O . 450 ( E ).- - The following draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954 which the Central 
Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953 ) 
is hereby published , as required by sub - scction ( 1 ) of section 26 of the said Act, for the information of all persons likely to be 
affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of the 
period of forty -five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draftbefore the expiry 
of the period so specified will be considered by the Central Government. Objcctions or suggestions, if any, may be sent to the 
Secretary to the Government of India , Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries , Udyog Bhavan , 
New Delhi- 110001. 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Coir Industry ( Amendment) Rules, 1997 . 

2 . In rule 23 of the Coir Industry Rules , 1954 , in sub - rule (2 ), for the proviso , the following provisos shall be 
substituted , namely : 

" Provided that no such post ofofficers or employces shall be crcaled by the Board without the previous sanction of the 
CentralGovernment : 

Provided further that no such post the maximum scale of pay of which exceeds Rs . 4500 per month shall be filled 
without the prior approval of the Central Government." 


(N . 2 (11)/95 - Coir ) 
BRAHM DUTT, Jt. Secy . 


Footnote : - The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification No . S . R . No . 2226 dated the 

6 - 7 - 54 and subsequently amended by notification no. 1898 dated 2 - 7 -63. 


Printed by the Manager, Govt. of India Proag, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

And Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 — 1997 


